इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in a 
भी डाउन लोड किया जा सकता है. 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 600 ] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 24 नवम्बर 2022--अग्रहायण 3, शक 7944 


किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग 
मंत्रालय, वलल्‍लभ भवन, भोपाल 


भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2022 


क्र. बी-8-00002-2022-चौदह-2.-- भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग 
के पत्र क्रमांक 730:5-02-20i5-hse-Il, दिनांक 26 अप्रैल 202 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए, प्रधानमंत्री फसल बीमा 
योजनांतर्गत मौसम रबी वर्ष 2022-23 में पटवारी हल्का, तहसील एवं जिलास्तर पर बीमित की जाने वाली फसलों की अधिसूचना असाधारण 
राजपत्र 573, दिनांक 9 अक्टूबर 2022 में जारी की गई थी. जारी अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए संलग्न सूची अनुसार पटवारी 
seal के समक्ष अंकित फसलों हेतु परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है. 
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
अशोक बर्णवाल, अपर मुख्य सचिव. 


किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल 
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी हेतु पटवारी हल्का स्तर पर अधिसूचित की जाने वाली फसलों की सूची 


पटवारी हल्का स्तर 
पर 50 हेक्टेयर या 
मौसम रबी 2022-23 उससे अधिक 
क्षेत्रफल वाली 
चयनित फसलों 
की सूची 
जिला | तहसील राजस्व पटवारी | पटवारी क्र, पटवारी हल्के | पटवारी हल्के 
निरीक्षक हल्का | मुख्यालय में सम्मिलित | में सम्मिलित 
मण्डल a. ग्राम ग्राम का नाम 
सीहोर | सीहोर | बिलकिसगंज 3] | कुलासकला | 55200 482684 कुलासकला गेंहू -सिंचित 
499 


नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केद्धीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित--2022 


